निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 भाद्र 1939 ( श0 ) 
( सं0 पटना 755 ) पटना , शुक्रवार , 25 अगस्त 2017 


वाणिज्य कर विभाग 


आदेश 

25 अगस्त 2017 
सं0 7 / एम०ई० - 501 - 15 / 1998 ( खंड - 4 ) - 3149 – वाणिज्य कर विभाग के विभागीय पत्रांक 
- 7833 दिनांक 12.07.1979 द्वारा वर्ग - 3 एवं 4 के पद पर (प्रधान लिपिक एवं वरीय सांख्यिकी लिपिक के 
पदों को छोड़कर) नियुक्ति एवं प्रोन्नति की शक्ति एवं अन्य अनुसारी शक्तियों का प्रमंडलीय वाणिज्य कर 
संयुक्त आयुक्त / उपायुक्त ( प्रभारी प्रशासन ) को अध्यर्पित की गई थी , जिसके आलोक में उनके द्वारा वर्ग 3 
एवं 4 में नियुक्तियाँ की गई थी । विभाग में क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचनाएं प्राप्त हुई कि प्रमण्डलीय संयुक्त 
आयुक्तों द्वारा विधिसम्मत नियुक्तियाँ नहीं की गयी है । उक्त सूचनाओं के आधार पर सभी प्रमण्डलों से 
नियुक्ति संबंधी पूर्ण विवरणी मांगी गई, जिसके आधार पर नियुक्ति में अनियमितता पाई गई । पुनः विभागीय 
पत्रांक 10684 दिनांक 22. 12. 80 द्वारा निदेश दिया गया कि " सेवा निवृत्ति , पदत्याग , मृत्यु आदि से वर्ग - 3 एवं 
4 के कोई पद रिक्त हो जाय तो भी बिना मुख्यालय की सहमति प्राप्त किए कोई नियुक्ति नहीं की जाय 
और रिक्त पदों की सूचना स्पष्ट रूप से मुख्यालय को दी जाय ।” 

2. विधि विभाग का परामर्श प्राप्त कर अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की जाँच हेतु विभागीय 
आदेश सं0 - 1876 दिनांक 10 .05.07 द्वारा सिविल अपील संख्या 3595 , 3612 / 1999, सचिव, कर्नाटक राज्य 
एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य [( 2006 ) 4 SCC ] दिनांक 10.06. 2006 में दिए गए न्याय –निर्णय के 
आलोक में सभी अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों के दावों की समीक्षा करने हेतु श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, 
वाणिज्य कर अपर आयुक्त , बिहार, पटना की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति गठित की गई । इन अनियमित 
नियुक्तियों के दायरे में आने वाले 351 कर्मियों के नियमितीकरण हेतु प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विचारार्थ भेजा 
गया था । उक्त प्रस्ताव पर मुख्य सचिव द्वारा मंतव्य दिया गया कि " संलेख की अंतिम कंडिका में निर्देशित 
अपर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति के अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव दिया गया है , 
अन्य सदृश्य मामले में उच्च न्यायालय के निदेशानुसार सचिव , कार्मिक की अध्यक्षता में गठित सचिवों की 
त्रिसदस्यीय समिति ने विचार किया है । अतः इस मामले को भी त्रिसदस्यीय समिति के समक्ष रखा जाय ” | 

3. उक्त परामर्शानुसार, वाणिज्य कर विभाग द्वारा अनियमित रूप से नियुक्त 351 कर्मियों की सभी 
सूचनाएं सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति के विचारार्थ भेजी गई । सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति द्वारा माननीय 
सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा उमा देवी एवं अन्य के मामले में पारित न्यायादेश [( 2006 ) 4 


जांच हेत 


3612 / 1980 


CC ] दिनांक 


से नियुक्त 


आयुक्त 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 25 अगस्त 2017 
SCC ] में अवधारित मानदंडों के आलोक में सुनवाई के पश्चात् , सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 10108 , 
दिनांक 22.07. 2016 द्वारा 19 कर्मियों की अनुशंसा एवं ज्ञापांक 16578, दिनांक 14.12. 2016 द्वारा 27 कर्मियों 

की अनुशंसा प्राप्त हुई है । इस प्रकार कुल 46 कर्मियों की अनुशंसा प्राप्त हुई , उनकी नियुक्ति अवैध नहीं 
मान कर अनियमित मानते हुए One Time Measure के अधीन नियमित किये जाने की अनुशंसा की 
गयी है । 

4. उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में अनियमित रूप से नियुक्त 46 कर्मियों की सेवा One time 
measure के अधीन नियमित करने संबंधी संलेख प्रारूप एवं प्रस्ताव पर विधि विभाग, वित्त विभाग एवं 
सामान्य प्रशासन विभाग तथा माननीय मंत्री वाणिज्य कर विभाग का सहमति प्राप्त करने के पश्चात् संलेख 
ज्ञापांक 3007 दिनांक 16.08. 2017 में सन्निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भेजा 
गया, जिसे मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 21.08. 2017 में मद संख्या 05 के रूप में सम्मिलित किया गया । 

5 . दिनांक 21. 08. 2017 को आहूत मंत्रिपरिषद की बैठक में वाणिज्य कर विभाग के अधीनस्थ 
कार्यालयों में वर्ष 1979 - 80 एवं 81 में प्रमण्डलीय वाणिज्य - कर संयुक्त आयुक्तों द्वारा वर्ग - 3 एवं वर्ग - 4 के 
पद पर नियुक्त किए गए 351 कर्मियों में से 46 कर्मियों की सेवा को नियमित करने का प्रस्ताव पर स्वीकृति 
प्रदान की गई , जिसके अनुरूप निम्नांकित कर्मियों की सेवा, नियुक्ति की तिथि से , One time measure के 
अधीन नियमित की जाती है: 
| क्र० विविध केस कर्मचारी का नाम विभाग / प्रमंडल का नाम नियुक्ति वर्ष जन्म तिथि 

सं० संख्या 
1 2 

4 

5 
82 / 2011 श्री राम कुमार तिवारी 

पूर्णियाँ प्रमण्डल 

1979 01.12. 1950 
152 / 2011 | श्री शत्रुध्न सिंह 

दरभंगा प्रमंडल दरभंगा 1979 10 .06. 1957 
167 / 2011 |__ श्री उमा शंकर प्रसाद तिरहुत एवं सारण प्रमंडल , 1979 25. 12. 1964 

मुजफ्फरपुर 
4 | 180 / 2011 | श्री लाल बहादुर राम पटना पश्चिमी प्रमण्डल, पटना । 1973 23.08. 1953 
237 / 2011 | श्री नागेश्वर झा 

पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ 1980 16 .03. 1955 
249 / 2011 - श्री रामबृत सिंह 

तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर 1980 10. 10. 1959 
263 / 2011 | श्री रामदेव ठाकर 

पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ । 1979 11. 11. 1952 
270 / 2011 स्व0 मोख्तार हुसैन 

पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ 1969 06. 07. 1944 
271 / 2011 | श्री वीरेन्द्र मोहन सिन्हा, से0 पूर्णियाँ प्रमंडल , पूर्णियाँ 1972 01. 02. 1949 


6 


2 


नि0 


10 


1974 


02. 03.1947 


__ 1979 

1972 


23. 10 . 1959 
30 . 03. 1947 


13 


| 


। 


282 / 2011 श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह तिरहुत एव सारण प्रमंडल , 

मुजफ्फरपुर 
11 | 290 / 2011 स्व० लखीन्द्र राय 

तिरहुत प्रमंडल , मुजफ्फरपुर 
| 02 / 2012 श्री विनोद प्रसाद सिन्हा तिरहुत एव सारण प्रमंडल , 

मुजफ्फरपुर 
__ 10 / 2015 | श्रीमती कुसुम कुमारी पटना पश्चिमी प्रमण्डल, पटना 
14 | 11 / 2015 | स्व० रामानन्द सिंह 

पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णिया 
15 | 21 / 2015 स्व० देवेन्द्र राय 

पटना पूर्वी प्रमण्डल , पटना । 
| 16 - 01 / 2016 श्रीमती मालती देवी 

पटना पूर्वी प्रमण्डल, पटना । 
__ 03 / 2016 | श्री रविन्द्र कुमार सिंह पटना पूर्वी प्रमण्डल, पटना । 
| 18 | 04 / 2016 | श्री वीरेन्द्र कुमार 

दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा । 
19 | 05 / 2016 | श्रीमती ललिता सिन्हा पटना पश्चिमी प्रमण्डल , पटना 
20 276 / 2011 | स्व0 प्यारे हसन खाँ 

मगध प्रमंडल, गया 
21 |___ 02 / 2016 | श्री दुर्गेश नारायण 

जहानाबाद अंचल, जहानाबाद 
| 22 | 267 / 2011 श्री विश्वनाथ सिंह ( से0नि0) जहानाबाद अंचल, जहानाबाद 
23 262 / 2011 | श्री वीरेश्वर सिंह ( से0नि0 ) पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ 
24 | 282 / 2011 स्व0 कामेश्वर प्रसाद | बिहारशरीफ अंचल , बिहारशरीफ 
श्री चन्देश्वर पाण्डेय 

मध्य अंचल , पटना 
( से0नि0 ) 
26 | 36 / 2011 स्व० परमेश्वर प्रसाद 

गोपालगंज अंचल, गोपालगंज | 
27 | 1 / 2012 श्री रिजवान अहमद 

तिरहुत एवं सारण प्रमंडल , 

मुजफ्फरपुर 
28 | 241 / 2011 | श्री इन्द्रलाल रजक 

कटिहार अंचल, कटिहार । 


1980 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1981 
1981 
1979 
1979 


15. 12. 1959 
20 . 10 . 1958 
08.07. 1953 
08. 05. 1952 
13.04. 1956 
05.01. 1950 
03. 12. 1949 
15. 09. 1956 
20 .01. 1958 
21. 01. 1956 
01. 02. 1954 
15. 08. 1954 
09.07. 1950 


25 


1979 


15. 04. 1955 
03.01.1957 


1979 


1980 


19. 03. 1961 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 25 अगस्त 2017 


विभाग / प्रमंडल का नाम नियुक्ति वर्ष । 


जन्म तिथि 


5 


खगड़िया अंचल 


1979 


02. 04 .1948 


30 | 23 


खगड़िया अंचल 


1979 


02. 03. 1956 


क्र० विविध केस कर्मचारी का नाम 
सं० संख्या 
1 2 

श्री सियाराम पासवान 

( से0नि0 ) 
235 / 2011 श्री कुमोद कुमार सिन्हा 

( से0नि0) 
230 / 2011 | श्री महेन्द्र चौधरी ( से०नि० ) 
32 254 / 2011 | श्री बोधी शर्मा ( से0नि0 ) 
33 | 238 / 2011 | श्री यमुना पासवान 
34 | 256 / 2011 श्री शेखर कुमार मिश्रा 

( से0नि0 ) 
35 | 294 / 2011 श्री राजेन्द्र प्रसाद मंडल 
36 - 08 / 2015 __ श्री कपिलदेव मिश्रा ( से0नि0 ) 


खगड़िया अंचल 
खगड़िया अंचल 
खगड़िया अंचल 
खगड़िया अंचल 


1979 
1980 
1980 
1980 


13. 07. 1954 
06.01. 1952 
09. 02. 1951 
15.08. 1951 


15. 03. 1959 


खगड़िया अंचल 
नवादा अंचल, नवादा 


02.01. 1948 


1980 
1973 , 
1980 
1979 


37 | 


पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ 


25. 01. 1954 


167 / 2011 श्री उमा शंकर प्रसाद सिन्हा 

( से0नि0 ) 
| 38 | 296 / 2011 | स्व0 अजय कुमार प्रसाद 

39 - 253 / 2011 श्री विजय प्रसाद ( से0नि0 ) 
40 

श्री बिनेश्वर यादव ( से0नि0 ) 
41 - 102 / 2011 - श्री विपत साव ( से0नि0 ) 
| 42 

श्री राजेश्वर प्रसाद 
43 | 

स्व० कृष्णा नन्द राय 
स्व0 कैलाश मूर्मू 

स्व0 मोती लाल उराँव 
46 | 304 / 2011 श्री विनय कुमार वमो 

( से0नि0 ) 


पटलीपुत्रा अंचल, पटना 
पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ 

गया अंचल , गया 
सासाराम अंचल, सासाराम । 
सीतामढ़ी अंचल, सीतामढ़ी 

पूर्णियाँ अंचल , पूर्णियाँ । 
पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ 
पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ 
भभुआ अचल , भभुआ 


1980 
1980 
1980 
1979 
1980 
1979 
1979 


05.01. 1962 
04.01. 1951 
01.02. 1953 
15.02. 1952 
01. 09. 1961 
20 . 03. 1958 
23. 01. 1959 
15. 09. 1954 
14. 07. 1949 


45 


1979 


1979 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अजीत राम , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 755 - 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


